रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 


सं. 211] 
No. 211] 


REGD. No. D. L.-33002/99 


भारत सरकार 


GOVERNMENT OF INDIA 


ph 
SAAD 


wera जयते 


Delhi Gazette 


एस.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247145 
SG-DL-E-10072023-247145 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945 


[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 127 


DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945 [N. C. T. D. No. 127 


art IV 
PART IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्‍ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


श्रम विभाग 


अधिसूचना 


दिल्‍ली, 5 जुलाई, 2023 


क्रमांक CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/2352-2365.—_feecil दुकान एवं संस्थापन अधिनियम, 1954 
(1954 का दिल्‍ली अधिनियम 7) की धारा 4 के aH के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 


दिल्‍ली सरकार, vad अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करता है। 


उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक मे वर्तमान प्रविष्टी क्रम संख्या 277 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टी को जोडा जायेगा, 


नाम से :- 
278:— 
ra. | संस्थान का नाम पता 
1 किराना कार्ट बेसमेंट फ्लोर, प्लॉट नंबर 
टेक्नोलॉजीज प्राइवेट हे 
8, ब्लॉक बी-02, पश्चिम 
लिमिटेड 08, ब्लॉक बी-02, 


विहार, 
नई दिल्‍ली-110063 


4324 DG/2023 


(i) 


(1) 


अधिनियम की धारा-15,16 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन:- 


किसी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे (खाना व आराम के 
साथ) या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के 
लिये न रखा जायेगा और न अनुमति दी जायेगी। इसके 
अलावा कोई कर्मचारी एक बार में 5 घंटे से अधिक काम 
पर नहीं लगाया जायेगा। दिल्‍ली दुकान एवं संस्थापन 
अधिनियम 1954 की a's के sca समयोपरि मजदूरी 
का भुगतान कर्मचारियों को सामान्य दर से दूगने दर पर 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


2 द न्यू शॉप न्यू शॉप C137 वेस्ट पटेल नगर 
स्टोर नेटवर्क प्राइवेट कलिंगा चौक 
लिमिटेड नई दिल्‍ली -110008 
3 oo Ay प्लॉट नंबर ई-546, 547, 
Testa प्राइवेट 
लिमिटेड 548 और 549, हरिजन 
बस्ती पालम एक्सटेंशन, 
सेक्टर-7, द्वारका 
दिल्‍ली-110075 
id ne न्यू ue न्यू Si शॉप नंबर 1 4116/1 
र नेटवर्क प्राइवेट ia पु 
nes मसूद, वसंत कुंज, 
नई दिल्‍ली-110070 
5 रोज रिटेल्स प्राइवेट ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट FI 
लिमिटेड 68, बादली इंडस्ट्रियल 
एरिया, फेज 2, बादली, 
नईदिल्‍ली-110042 
| रोज रिटेल्स प्राइवेट पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 
लिमिटेड 48, खसरा नंबर 74/75 
मिनट रेवेन्यू एस्टेट 
अरबिंदो मार्ग, 
दिल्‍ली -110016 
7 रोज रिटेल्स प्राइवेट बेसमेंट फ्लोर, प्लॉट नंबर 
लिमिटेड 15, कालकाजी 
एक्सटेंशन, 
नई दिल्‍ली-110019 
i रोज रिटेल्स प्राइवेट पहली मंजिल, सी-62, 
गम सी-ब्लॉक, सामुदायिक 
केंद्र जनकपुरी, 
नई feeft-110046 
P| रोज रिटेल्स प्राइवेट ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक एफ, 
लिमिटेड एफ-50, कीर्ति नगर, 
नई feeett-110003 
10 ane T pol बेसमेंट फ्लोर, पुराना 
कसल्टेट प्राइवेट A 
लिमिटेड mAs! नंबर 2554 
और नया नंबर 1828, 
वार्ड नंबर 12, मलका गंज 
स्थित, सब्जी मंडी, 
नई दिल्‍ली- 110007। 
11 | हाई ओन डेसर्ट 1/122, ares राजिंदर 
नगर, मेन शंकर रोड, 
नई दिल्‍ली-110060 
12 Lee लोअर ग्राउंड फ्लोर, 
जीज प्राइवेट मु प्लॉट 
लिमिटेड यूनिट नंबर-बी-1, प्लॉट 


नंबर-15, निपुण टावर, 
कम्युनिटी सेंटर, 
कड़कड़डूमा, 


दिलली-110092 


(ii) 


(iii) 


(iv) 


(v) 


(vi) 


(vii) 


PART IV] 


किया जायेगा | Pare यह सुनिश्चित करेगा कि 
बायोमेट्रिक मशीन के रिकार्ड्स दिल्‍ली दुकान va संस्थापन 
अधिनियम 1954 और दिल्‍ली दुकान va संस्थापन नियम 
1954 के अंतर्गत इस तरह के रजिस्टर और रिकार्ड के 
संरक्षण के लिये कथित समय तक संरक्षित रहे | 

यदि पारी मे कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि 


किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के 
लिए बाध्य नही किया जायेगा | 


नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और यातायात 
का उचित प्रबंध करेगा जिन्हें समयोपरि या दिल्‍ली दुकान 
एवं संस्थापन, 1954 के अंतर्गत विहित सामान्य कार्यावधि 
के बाहर पारी में काम करने को कहा गया है तथा Parad 
दुकान /संस्थान में वीडियोग्राफी के लिए सी.सी.टी.वी. 
स्थापित करेगा तथा उसे कम से कम 6 महीने के लिए 
संरक्षित रखेगा व मांगे जाने पर प्रमुख दुकान निरीक्षक के 
समक्ष पेश करेगा। 


यदि किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय अवकाश पर काम करवाया 
जाता है तो उसके लिए कर्मचारी को मुआवजा अवकाश व 
समयोपरि दोगुना वेतन का भुगतान किया जायेगा। 


कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश बारी बारी से दिया 
जायेगा | 


fate यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को विभिन्‍न श्रम 
कानूनों के तहत सभी कानूनी लाभ जैसे पी.एफ., ई.एस.आई, 
बोनस व छुट्टी प्रदान की जायेंगी | 

कर्मचारियों को वेतन की अदायगी चैक या ई.सी.एस. के 
द्वारा की जायेगी। 


(viii) इस छूट का किसी अन्य प्राधिकरण / विभाग /सरकारी 


(ix) 


एजेंसियों जिसमें पुलिस भी शामिल है द्वारा जारी किसी 
अधिसूचना / आदेश / सलाह / परिपत्र पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा | 

इस अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रतिष्ठान के कर्मचारी प्रवेश 
द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 


[PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


13 किरानाकार्ट ग्राउंड फ्लोर, यूनिट नंबर- 
aula प्राइवेट | ए-15/16, बी-3 और 4, 
चंदर विहार, मंडावली 
आईपी एक्सटेंशन, 
पटपड़गंज, 
दिल्ली-110092 
14 | किरानाकार्ट अपर ग्राउंड फ्लोर, सी-2 
52 20209 प्राइवेट औरसी-2ए, आचार्य 
निकेतन, मयूर विहार, 
फेज-1, दिल्ली-110091 
15 किरानाकार्ट लोअर ग्राउंड फ्लोर, 
aun agar यूनिट नंबर-001 सिटी 
सेंटर, प्लॉट नंबर-05, 
सेक्टर-12, द्वारका, 
नई दिल्‍ली-110075 
16 | न्यू शॉप न्यू शॉप 5/2/बी, मेन रोड, गीता 
स्टोर नेटवर्क भरदवेट..| कॉलोनी, 
दिल्ली-110031 
17 | द न्यू शॉप न्यू शॉप आईओसीएल पेट्रोल पंप, 
ee प्राइवेट | ज्यू कॉडली, wax विहार 
फेज 3, दिलली-110096 
18 | रोज रिटेल्स प्रा. लोअर ग्राउंड फ्लोर शॉप 
लिमिटेड नंबर एस 1, एस 2, बी1 
और बी 2 ।दिलली भवन 
7, राजेंद्र प्लेस 
नई दिल्‍ली-110005 
19 | बिंज किचन इंडिया शॉप नंबर 10, 
प्रा. लिमिटेड जी/एफडीएलएफ सेंटर 
ग्रेटर कैलाश-2 नईदिल्‍ली 
20 | न्यू शॉप न्यू शॉप Wz1390/1 पंखा रोड 
स्टोर नेटवर्क प्राइवेट नंगल राय एक्सटेंशन 
लिमिटेड नई दिल्‍ली 
21 TET ४४2८1 बाल उद्यान रोड 
उत्तम नगर 
22 फ़ाइनेस इंटरनेशनल 303 डीएलएफ 
डिज़ाइन प्रा. लिमिटेड | एम्पोरियो नेल्सन मंडेला 
मार्ग, वसंत कुंज, 
दक्षिण दिल्ली 
23 | पीवाईडी रिटेल अपर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट 
प्राइवेट लिमिटेड नंबर-5, रोशनी 
रेजिडेंशियल स्कीम, 
सेक्टर 24, पॉकेट 15 ए, 
सेक्टर-24, 
feeeft- 110085 
24 | बजट कान वेनिएन्स | क्र.सं. 14, 15, 16 ग्राउंड 
स्टोर फ्लोर सीएससी मर्केट 


ब्लाक आरपी, पीतमपुरा, 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV] 


दिल्‍ली -110034 
25 | थमानिया इंटरनेशनल | जी-19, ग्राउंड फ्लोर, 
प्राइवेट लिमिटेड दिलशाद कॉलोनी, 
दिलली- 110095 
26 | पीवाईडी रिटेल्स खसरा नंबर 70, 
प्राइवेट लिमिटेड सैदुलाजब गांव, मछरूली 
तहसील (हौजखास), 
नईदिल्‍ली -110017 
27 | बेकिंग पैराडाइस सी16 शॉप नंबर 1 ग्राउंड 
फ्लोर मसूदपुर मार्केट, 
वसंत कुंज, 
दिलली-110070 
28 | बजट कान वेनिएन्स क्र.सं. 14, 15, 16 ग्राउंड 
स्टोर फ्लोर सीएससी मार्केट 
ब्लाक आरपी, पीतमपुरा, 
दिल्‍ली -110034 
29 | आरिणा स्ट्रैठेजी बेसमेंट, प्लॉट नंबर 3 
हरेक द्वारका सेक्टर 23ए, 
साउथ वेस्ट, 
दिलली-110075 
30 | आरिगा स्ट्रैठेजी बेसमेंट फ्लोर, ए 5, शुभम 
aS एन्क्‍्लेव, ब्लॉक नंबर ए 
शक्ति को-ऑपरेटिव हाउस 
बिल्डिंग सोसाइटी 
लिमिटेड, पश्चिम विहार, 
नईदिल्‍ली-110063 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली के उपराज्यपाल 
के आदेश से और उनके नाम पर, 
एस. सी. यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम) 
LABOUR DEPARTMENT 
NOTIFICATION 


Delhi, the 5th July, 2023 


No. CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/2352-2365.—In exercise of powers conferred by the proviso to 
Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule-1, appended to the said Act. 


In the said Schedule under “Establishment etc.” after the existing entry at serial no. 277 the following entry 
shall be added, namely:- 


278:- 
SL. Name of 
No. | establishment आर 
1 Kiranakart Basement Floor, Plot No. 
Technologies 08, Block B-02, 
Private PaschimVihar, 
Limited New Delhi-110063 
2 | The New Shop 
New Shop C137 West Patel Nagar 
Cstore Kalinga Chowk 
Network Pvt New Delhi-110008 
Ltd 


From Section 15 and 16 of the Act, subject to the 
following conditions:- 


(ij) No employee shall be employed or allowed to 
work for more than nine hours (including that 
of meal and rest) on any day and for not more 
than forty Eight hours a week. Further, no 
employee shall be allowed to work for more 
than five hours at a stretch. Overtime wages 
shall be paid to eligible employees at double 
the normal rate as provided under section 8 of 


[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
: AIRPLAZA Plot No. E-546, 547, 548& the Delhi Shops and Establishment Act, 1954. 
RETAIL 549, HarijanBastiPalam The employer shall ensure that the records of 
HOLDINGS Extension, Sector-7, the Biometric machine if maintained shall be 
PVT LTD Dwarka Delhi-110075 preserved for the duration mentioned for the 
4 | The New Shop similar register/record, in Delhi Shops and 
New Shop Shop No. 1 C16/ 1 masood, Establishment Act, 1954 and Rules made there 
Cstore VasantKunj, under. 
ie me नि या नल Gi) Shift working, if any, shall be in such a way 
5 Roj Retails Ground Floor, Plot no. 68, aes eae गम कल किन workin neue 
Private Badli Industrial Area, Phase 
Limited 2, Badli, New Delhi-110042 (iii) Employer shall make suitable arrangement 
है Roj Retails First Floor, Plot No. 48, regarding safety, security and transportation of 
Private Khasra No. 74/75 Min all the employees, who have been asked to 
Limited Situated At Revenue Estate work overtime or in the shift beyond the 
AurobindoMarg, normal working hours as prescribed in the 
Delhi-110016 Delhi Shops and Establishments Act, 1954. 
7 Roj Retails Basement Floor, Plot No. Further the employer shall install Closed 
Private 15, Kalkaji Extension, New Circuit Television (CCTV) for videography of 
Limited Delhi-110019 the establishment and preserve the same for 
iu हि : 1st Floor, C-62, C-Block, not less than a period of six months and 
Roj Retails Community Centre, submit the same on demand from the Chief 
P aval’ Janakpuri Inspector of Shops. 
pe New Delhi-110046 : ne : 

- दे न a (iv) Employees working on national holidays shall 
हि Roj Retails Ground loor, Block F, F- be given compensatory leave in lieu thereof, 
Private 50, Kirti Nagar, and double rate of wages as overtime. 

Limited New Delhi-110003 
10 | Aariga Basement Floor, Old (v) Weekly off day will be allowed to employees 
Strategy Municipal No. 2554 & New HEP 027; 
consultant Pvt No. 1828, Ward No.12, (vi) The employer shall ensure that the workers are 
Ltd Situated at MalkaGanj, provided all the legal benefits under various 
subziMandi, labour laws like Minimum Wages, Provident 
New Delhi- 110007. Fund (PF), Employees’ State Insurance (ESI), 
11 | High On 1/122, Old Rajinder Nagar, Bonus, Leave facility and the same be put on 
Desserts Main Shankar Road, website of the shop/ establishment. 
New Delhi-110060 (vii) Payment of wages of employees shall be made 
12 | Kiranakart Lower Ground Floor, Unit by cheque/Electronic Clearing Service (ECS). 
aE echnologies Saas 2 (viii) This grant of exemption shall have no 
Private Tower, Community Centre, overriding लीला Git any 
Limited Karkardooma, notification/order/advisory/circular/ issued by 
Pelin; 110022 any other Authority/ Department/Government 
13 | Kiranakart Ground Floor, Unit No-A- Agencies Including Police. 
ea ac Chan ce saan I (ix) A copy of this notification shall ४9९ 
1420 P Extension; Patpareani, prominently displayed at the employee’s 
Delhi-110092 entrance/exit of the establishment. 
14 Kiranakart Upper Ground Floor, C-2 & 
Technologies C-2A, AcharyaNiketan, 
Private MayurVihar, Phase-I, 
Limited Delhi-110091 
15 Kiranakart Lower Ground Floor, Unit 
Technologies No-001. City Centre, Plot 
Private No-05, Sector-12, Dwarka, 
Limited New Delhi-110075 
16 | The New Shop | 5/2/B, Main road, Geeta 
New Shop Colony, Delhi-110031 
Cstore 
Network Pvt 
Ltd 


DELHI GAZETTE 


: EXTRAORDINARY PART IV] 


i The New Shop | IOCL Petrol Pump, New 
New Shop Kondli, MayurVihar Phase 
Cstore 3, Delhi-1 10096 
Network Pvt 
Ltd 
18 Lower Ground Floor shop 
Roj Retails No. S1, 82, B1 and B2. 
Pvt. Ltd. SelhiBhawan 7, Rajender 
Place New Delhi-110005 
19 BYNGE Shop No. 10, G/F DLF 
Kitchens India Center Greater Kailash-2 
Pvt. Ltd. New Delhi 
20 | The New Shop 
New Shop Wz1390/1 Pankha Road 
Cstore NangalRai Extension 
Network Pvt. New Delhi 
Ltd. 
21 Sedops WzE1 BalUdhyan Road 
Uttam Nagar 
= Pines 303 DifEmporioNelson 
International 
Design Pvt. ae Marg, : 
Ltd. VasantKunjSouth Delhi 
23 Upper Ground Floor, Plot 
PYD Retail No.-5, Roshani residential 
Private Scheme, Sec24, pocket 15 
Limited A, Sector-24, 
Delhi- 110085 
24 Budget S. No. 14, 15, 16 Ground 
Convenience Floor CSC Mkt. Blk RP, 
Store Pitampura, Delhi- 110034 
25 | Thamaniya G-19, Ground Floor, 
International Dilshad Colony, 
private limited Delhi- 110095 
26 : Khasra No. 70, Saidulajab 
PED Bees ॥ Village, विलय Tehail 
Private 
Limited oe 
New Delhi-110017 
27 T हर C16 Shop No. 1 Ground 
Cee a Floor Masoodpur Market, 
VasantKunj, Delhi- 110070 
28 | Budget S. No. 14, 15, 16 Ground 
Convenience Floor CSC Mkt. Blk RP, 
Store Pitampura, Delhi- 110034 
29 eres Basement, Plot No.3 
(गाइपकश्ा[ एस Dwarka Sec23A, South 
West, Delhi-110075 
Ltd 
30 Basement Floor, A5, 


Aariga 
Strategy 
Consultant Pvt 
Ltd 


Shubham Enclave, Block 
No. A Shakti Co-operative 
House Building Society 
Ltd, PaschimVihar, New 
Delhi- 110063 


By Order and in the Name of Lt. Governor of 
National Capital Territory of Delhi 


S.C. YADAV, Addl. Secy. (Labour) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, Ne 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. * 


Delhi-110064 


